निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 चैत्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 288 ) पटना , बुधवार 12 अप्रील 2017 

स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

16 जनवरी 2017 
सं0 16 / एच.01 - 12 / 2005 - 40 ( आ०चि०) — डॉ0 योगेन्द्र प्रसाद मंडल , होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी , 
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानस , दानापुर , पटना को अपने कार्यो के अतिरिक्त बिहार राज्य होमियोपैथिक 
चिकित्सा बोर्ड, कदमकुऑ, पटना में निबंधक के दायित्वों का निर्वहन करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है । 
2. इसके पूर्व का आदेश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सच्चिदानन्द चौधरी, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 288 -57 1 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


